निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 907) 


14 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 5 अगस्त 2015 


सं0 जी / वी0आई0पी0 - 01 - 02 / 2015 - 8530 

गृह (विशेष) विभाग 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

4 अगस्त 2015 
विषयः - अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए मार्ग- दर्शन निर्धारित करने के संबंध में । 
गृह ( आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या - 16434,दिनांक 30 - 12 - 1999 की कंडिका -(2) ( ख) निम्न प्रकार 
से है: 

"(2) ( ख) संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों को एक से अधिक सुरक्षा गार्ड देने तथा गैर सरकारी 
व्यक्तियों को अंगरक्षक की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके द्वारा समर्पित आवेदन पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु 
जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित होंगे : 


1. जिला पदाधिकारी / उपायुक्त 

- अध्यक्ष 
2. जिला आरक्षी अधीक्षक 

- सदस्य 
3. जिला के प्रभारी आरक्षी उपाधीक्षक , विशेष शाखा - सदस्य " 

2. कालान्तर में गृह ( आरक्षी ) विभाग के संकल्प सं0 - 16434, दिनांक 30. 12.1999 के कंडिका - 2( ख ) में संशोधन 
करते हुए गृह ( आरक्षी) विभाग के संकल्प सं0 - 8693, दिनांक 02.11.2012 के अंतर्गत पटना जिला स्तरीय सुरक्षा समिति 
में पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा, पटना नगर के स्थान पर पुलिस अधीक्षक ( सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना को 
सदस्य मनोनीत किया गया । 


पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अगस्त 2015 
3. उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त गृह ( आरक्षी) विभाग के संकल्प सं0- 8693, दिनांक 02. 11.2012 को 
तत्काल प्रभाव से विलोपित करते हुए विभागीय संकल्प सं0 - 16434, दिनांक 30.12.1999 में वर्णित व्यवस्था पटना 
जिला स्तरीय सुरक्षा समिति के लिए भी प्रभावी किया जाता है । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ 

प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति पुलिस महानिदेशक , बिहार, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष 
शाखा, बिहार, पटना / वरीय पुलिस अधीक्षक , पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महाशंकर मिश्र, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 907- 571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


